सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 आषाढ़ , 1940 ( श०) 


संख्या- 682 


राँची, बुधवार 


18 जुलाई , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
9 जुलाई , 2018 


संख्या- 1/ पी०- 102 / 15 खण्ड का .- 5079 -- संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड के 
पद पर पदस्थापित श्री दिव्यांशु झा , भा. प्र. से. ( झाः2014) ( अतिरिक्त प्रभार - कार्यकारी निदेशक , 
झारखण्ड स्टेट लेबर वेलफेयर सोसायटी , राँची ( स्वास्थ्य, चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, 
झारखण्ड के अन्तर्गत ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त- सह- मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री झा अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड स्टेट 
लेबर वेलफेयर सोसायटी, राँची ( स्वास्थ्य, चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत ) 
के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 18 जुलाई , 2018 
संख्या - 1/ पी०- 102 /15 खण्ड का .- 5080 -- उप विकास आयुक्त -सह- मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी, जिला परिषद , राँची के पद पर पदस्थापित श्री शशि रंजन, भा .प्र. से. ( झाः2014) को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , 
जिला परिषद, धनबाद के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 682 -- 50 


